रजिस्ट्री संडी०एल० - 33004/97 


REGD. NO. D . L .- 33004 / 97 


सत्यपापयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II - Section 3 -- Sub-section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 299 ] 
No. 2991 


नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23 , 1997 / श्रावण 1, 1919 
___ NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 23, 1997/SRAVANA 1, 1919 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1997 


सा . का . नि . 40३ ( अ ). --- केन्द्र सरकार, महापसन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित उक्त 
धारा की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में जल - भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए मुख्य चार्टरिंग नियंत्रक , जल - भूतल परिवहन मंत्रालय के स्थान पर उप वित्त सलाहकार , जल- भूतल परिवहन मंत्रालय को न्यासी नियुक्त करती 
है और जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष), भारत सरकार की दिनांक 29 मार्च, 1996 की अधिसूचना सा. का . नि . 170 ( अ ) में आगे निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 


2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 4 पर मुख्य चार्टरिंग नियंत्रक, जल - भूतल परिवहन मंत्रालय " शब्दों को " उप वित्त सलाहकार , जल - भूतल 
परिवहन मंत्रालय " शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए । 


[ फा . सं. पी. टी. - 18011/ 6/ 95 - पी . टी . ] 

के . वी . राव , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd July, 1997 
G . S . R . 403 ( E ). ---In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of Section 3 of the Major Port Trusts Act , 
1963 (38 of 1963), read with sub -section (6 ) of the said Section , the CentralGovernment hereby appoints Deputy Financial 
Adviser, Ministry of Surface Transport as a Trustee to reprosent Ministry of Surface Transport on the Board of Trusteos for the 
Port of Kandla Vice Chief Controller of Chartering , Ministry of Surface Transport and makes the further followingwend 
1849GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 1] - Sec. 3 (1)] 


ment in the notification of the Government of India in theMinistry of Surface Transport (Ports Wing ) GSR No . 170 (E ) dated 
29th March , 1996 . 


2 . In the said notification against serial No. 4 , for the words, Chief Controller of Chartering , Ministry of Surface 
Transport , the words , Deputy Financial Adviser, Ministry of Surface Transport , shall be substituted . 


( F . No. PT- 18011/6 /95 -PT) 

K . V . RAO , Jt. Socy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


